निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 श्रावण 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 707 ) पटना , बुधवार , 25 जुलाई 2018 


सं० जी / विविध - 20 - 03 / 2018 - 6703 

गृह विभाग 
(विशेष शाखा ) 


संकल्प 

20 जुलाई 2018 
विषयः - राज्य में आपात अनुक्रिया सहायक तंत्र ( ERSS ) योजना के परिचालन हेतु कुल व्यय ₹10 .69 

करोड़ रुपये ( दस करोड़ उनहत्तर लाख रूपये मात्र) पर C - DAC, तिरूअनंतपुरम को Total 
Service Provider ( TSP) के रूप में नामित करते हुए कार्यादेश प्रारुप पर पुलिस 
महानिरीक्षक ( आधुनिकीकरण) - सह - नोडल पदाधिकारी, ERSS को हस्ताक्षर करने पर सहमति 
प्रदान करने के संबंध में । 

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जस्टिस जे0एस0वर्मा समिति की अनुशंसा के आधार पर आपात अनुक्रिया 
सहायक तंत्र ( ERSS ) योजना लागू करने का निर्णय किया गया है जिसके अन्तर्गत पूर्व में लागू पुलिस, एम्बुलेंस, 
महिला सुरक्षा, अग्निशमन आदि सभी प्रकार की आपात सेवाओं हेतु पृथक - पृथक आपात सहायता नंबरों के स्थान पर 
एकल नं0 – 112 स्थापित किया जाना है । ये आपात कालीन सेवायें एक राज्य स्तरीय Call Centre के जरिए प्रदान 


की जानी है । 


2. केन्द्र सरकार की अनुशंसा तथा उक्त परियोजना के समन्वय हेतु गठित राज्य शीर्ष समिति ( State Apex 
Committee) की दिनांक 02. 02 .2018 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में C -DAC , तिरूवनन्तपुरम 
को केरल राज्य एवं C -DAC के मध्य किये गये समझौते के अनुरूप आपात अनुक्रिया सहायक तंत्र ( ERSS ) 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 25 जुलाई 2018 


परियोजना के बिहार राज्य में परिचालन (स्थापना एवं क्रियान्वयन ) हेतु कुल व्यय ₹10.69 करोड़ रुपये ( दस करोड़ 
उनहत्तर लाख रूपये मात्र ) पर C - DAC , तिरूवनन्तपुरम को Total Service Provider के रूप में नामित करते 
हुए कार्यादेश एवं Services Level Agreement पर पुलिस महानिरीक्षक (आधुनिकीकरण)- सह - नोडल पदाधिकारी, 
ERSS को हस्ताक्षर करने की अनुमति प्रदान की जाती है । 
आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ 

प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी विभागों / सभी विभागाध्यक्षों / सभी प्रमंडलीय आयुक्तों / सभी 
जिला पदाधिकारियों / सभी जिला पुलिस अधीक्षकों / पुलिस महानिदेशक , बिहार , पटना / अपर पुलिस 
महानिदेशक ( आधुनिकीकरण) बिहार, पटना / पुलिस महानिरीक्षक ( आधुनिकीकरण ) बिहार, पटना / एवं 
संयुक्त सचिव ( पी0एम0 II ), गृह मंत्रालय, भारत सरकार , नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई 
हेतु भेज दी जाए । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अमित कुमार, 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 707 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


